रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 4427 ] 
No. 4427 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 06102022-239357 


6604 GI / 2022 


CG - DL - E - 06102022-239357 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 30 , 2022 / आश्विन 8 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , SEPTEMBER 30 , 2022 / ASVINA 8 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 सितम्बर , 2022 

का . आ . 4635 ( अ ) . केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3016 ( अ ) तारीख 01.07.2022 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के साम्बा जिले में 
NH - NE5 के कि.मी. 475.7 से कि.मी. 500.6 ( सांबा ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का 
बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 06.07.2022 " को 
" डेली एक्सेलसियर और अमर उजाला " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा उघ की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोत्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


2 


अनुसूची 

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के साम्बा जिले में नव प्रस्तावित NE5 दिल्ली - लुधियाना - अमृतसर 
कटरा एक्सप्रेसवे के कि.मी. 475.7 से कि.मी. 500.6 ( सांबा ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना 
सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम : जम्मू और कश्मीर 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

संख्या 


1 


12 


3 


4 


1 


2 


1 


1301 


तालुक का नाम : घगवाल 

गांव का नाम : नोनाथ 


1303 


1304 


1305 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 


1348 


1376 


निजी 


निजी 


निजी 


तालुक का नाम : सांबा 

गांव का नाम : कटली 


निजी 


3 


सरकारी 


सरकारी 


जिले का नाम : साम्बा 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


4 


गैर कृषि 


अन्य 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 


0.043 


5 


0.0708 


0.2403 


0.0759 


0.1947 


0.0809 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


गांधी राम और अन्य मकबूजा खुद 15 
मरला और मकब्जा विक्रेता भूषण पुत्र 

| बिशंबर दास वेंडी 02 मरला 
( 1301 ) 


गांधी राम और अन्य मकबूजा खुद 10 

मरला और मकब्जा विक्रेता भूषण पुत्र 
बिशंबर दास वेंडी 18 मरला 
( 1303 ) 


गांधी राम और अन्य मकबूजा मलकानी 
( 1304 ) 


गांधी राम और अन्य मकबूजा मलकानी 
( 1305 ) 


मालिक : - स्टेटलैंड कल्टीवेटर्स : - स्टेटलैंड 
( 1348 ) 


| मालिक : - स्टेटलैंड कल्टीवेटर्स : 

मनसाराम , थोडूराम इलियास , धुनी 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1377 


378 


379 


384 


1391 


392 


393 


निजी 


निजी 


निजी 


सरकारी 


निजी 


निजी 


सरकारी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


0.0885 


0.0792 


0.0392 


0.1012 


0.2276 


10.091 


0.0936 


अन्य बराबर 1/2 हिस्सा । ज्ञान पुत्र 

फकीर 1/2 शेयर । ( गैरमारूसी ) ( 376 ) 


| मालिक : - स्टेटलैंड कल्टीवेटर्स : 

| मनसाराम , धुनी और पुत्र गुलदेव बराबर 
हिस्सेदारी गैरमारूसी । ( 377 ) 


3 


मालिक : - हरनाम सिंह व अन्य 
काश्तकार : - रतनचंद , कुलदीपराज , 
जोगिंद्रपाल , अशोक कुमार , अश्वनी 
कुमार पुत्र धुनीहंद , रामपाल , अजीत 
कुमार पुत्र सुदेश कुमारी , नीलम कुमारी 
पुत्रियाँ मनसाराम बराबर का हिस्सा | 
रमेशलाल , हरबंसलाल , मनोहरलाल , 
लेखराज , ज्ञानचंद बराबर की हिस्सेदारी 
रखते हैं । ब्राह्मण निवासी जाटवाल । 
( 378 ) 


मालिक : - सराजदीन और अन्य । 

काश्तकार : - कालू पुत्र नूर 1 शेयर । ढल्ला , 
सुंदर , मदान बेटे बिल्लो 3 शेयर के 
बराबर हैं । गुर्जर निवासी देह मारूसी 
| गिमेन 4 महाजरीन कस्टोडियन विभाग 
के माध्यम से । कास्ट ज्ञान पुत्र फकीर 1/2 
शेयर । धोनी चंद 1/4 शेयर । मनसाराम 
1/4 पुत्र गुरदेव को साझा करते हैं । 
ब्राह्मण निवासी जाटवाल ( 379 ) 


| मालिक : - स्टेटलैंड कल्टीवेटर्स : 

| राजकुमार 8 कनाल 5 मरला उत्तर । 

| सुभाष कुमार 8 कनाल 5 मरला केंद्र | 
अशोक कुमार 8 कनाल 5 मरला पुत्र प्रभु 
गैरमरूसी निवासी जाटवाल | ( 384 ) 


दयाल पुत्र झगतू ब्राह्मण निवासी देह खुद 

| काश्तकार बाबू , प्रकाश पुत्र दयाल 
ब्राह्मण निवासी झटवाल समान शेयर 
( 391 ) 


करतार चंद , बुआ दत्ता पुत्र कल्लो 
निवासी झटवाल जाति- ब्राह्मण खुद 

| काश्तकार ( 392 ) 


राज्य भूमि काश्तकार बिशम्बर दस पुत्र 

गंजा ब्राह्मण निवासी झटवाल , गैर 

| मरूसी नगदी हासव परता देह 

( 393 ) 


4 


10 


11 


12 510 


14 


431 


13 518 


15 


432 


17 


564 


593 


16 596 


597 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


सरकारी 


निजी 


सरकारी 


निजी 


निजी 


| निजी 


निजी 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


गैर कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


गैर कृषि 


0.1189 


0.2074 


0.1467 


0.043 


0.0569 


0.0481 


0.0329 


0.0481 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


मालिक : - ईशर पुत्र सुंदर चमैर निवासी 
कतली | कृषक : - स्व - साधना । 
( 431 ) 


मालिक : - राज्य भूमि काश्तकार : - तेजू 

पुत्र जगतू माशा ( गैरमारूसी ) 
( 432 ) 


मालिक : - हरनाम सिंह व अन्य 19 

| मरला । अमरनाथ पुत्र फट्टू 1/2 शेयर | 
गिरधारीलाल , सरदारीलाल पुत्र काका 
1/2 के बराबर काश्तकार : - अमरनाथ 
पुत्र फट्टू 1/2 शेयर | गिरधारीलाल , 
कौशलन कुमार , अशोक कुमार , सुरेश 
कुमार , सलिंदर कुमार पुत्र वीणा देवी 
पुत्री कमला देवी सरदारीलाल की 
| विधवा । मकबूजा उत्तमचंद ओमप्रकाश 
पुत्र मनसाराम बराबर शेयर वेंडी | 
( 510 ) 


मालिक : - स्टेटलैंड काश्तकार : - मकबूजा 
सोमनाथ पुत्र गुलदेव निवासी कटली | 
गैरमुमकिन घर । 

( 518 ) 


मालिक : - लाजा और अन्य । कृषक : 

| अमरनाथ शेयरधारक । 

( 564 ) 


| मालिक : - श्रीमती धर्मो । काश्तकार : 

गणेशदास अटॉर्नी धारक के माध्यम से 
स्वयं की खेती | 

( 593 ) 


मालिक : - मानसीराम , रामलाल पुत्र 
हरभज बराबर 2 शेयर । कुलदीपराज , 
रमेशलाल , रतनचंद पुत्र देस राज 1 शेयर 
के बराबर हैं । कृषक : - स्वयं की खेती । 
( 596 ) 


मालिक : - शिवराम , आसराम , विश्वनाथ , 
हंसराज , बाबूराम पुत्र गुरमुख बराबर 
1/2 शेयर । संसारो देवी और विद्याधर की 
अन्य बेटियां 1/2 शेयर के बराबर हैं । 
कृषक : - मकबूजा ओंकार पादा पुत्र 
आसराम पाधा अंशधारक । 
( 597 ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


18 


19 


20 


21 


22 


599 


616 


617 


654 


655 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


0.1821 


0.0835 


0.1315 


0.0658 


0.0708 


5 


मालिक : - कन्ना सरदार पुत्र शारू बराबर 
हिस्सेदारी 1 कनाल 5 मरला । काका पुत्र 
हरिसिंह 1 कनाल 16 मरला । अंबो , 
आंचल पुत्र रामसिंह बराबर 15 शेयर हैं । 
हरिचंद पुत्र पुरी , रावेला कश्मीरी पुत्र 
मोहताबा 7 कनाल के बराबर । कताल 
| मेजरटिया , चरणदास पुत्र देशराज 2 

| कनाल 2 मरला | बिहारलाल , हरभज , 


यशपाल बेटे और प्रकाश पुत्री कश्मीरदास 

बराबर 1 शेयर | थोडूराम पुत्र श्रीमती 
माया देवी पुत्री और शिरीनीवास की 

| ढाणी देवी विधवा बराबर 1 अंश था । 


परमानंद पुत्र तरलोचन 1 शेयर | देसराज 
पुत्र धनी राम 1 शेयर प्रेमनाथ पुत्र 
। 


| भागतू 3 कनाल 10 मरला । आग्याराम , 
मस्तराम , फकीरचंद पुत्र बेलीराम 49 

| कनाल 17 मरला के बराबर । मनीराम 
स / ओ योध 2 कनाल 16 मरला । ब्राह्मण 
| निवासी कटली | कृषक : - हरिचंद रावेला 
कश्मीरी शेयरधारक । आग्याराम , 
मस्तराम , फकीरचंद ने 1/2 शेयर की 
बराबरी की । शिवराम पुत्र गुरमुख 1/4 
शेयर । लक्ष्मी पुत्र सोनू 1 / 4 शेयर । 
बिहारीलाल और अन्य , थोडूराम और 
अन्य , परमानंद , देसराज शेयरधारक । 
थोरम स्व - खेती शेयरधारक । आग्याराम 
फकीर चंद 2 शेयर के बराबर हैं । 
गिरधारीलाल पुत्र फकीरचंद 1 शेयर । 
( 599 ) 


मालिक : - विश्वनाथ , मोहनलाल पुत्र 
गुरभक्त 4/3 शेयर के बराबर । गेन्सी पुत्र 
खोजू 1/4 शेयर के बराबर है । कृषक : 
| स्वयं की खेती 

( 616 ) 


मालिक : - परसराम , तुलसीराम , 
बेशमदास , कृष्णदास पुत्र नंदू । कृषक : 
स्वयं की खेती | 

( 617 ) 


मालिक : - रामकृष्ण , तुलाराम , सीताराम , 
उत्तमचंद , ओमप्रकाश पुत्र मासु । ब्राह्मण 
निवासी कटली | कृषक : - स्व - खेती । 
( 654 ) 

| मालिक : - मासु पुत्र भागू 6 शेयर । 


6 


23 667 


24 669 


25 


702 


26 703 


27 753 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


कृषि 


कृषि 


गैर कृषि 


कृषि 


गैर कृषि 


0.0354 


0.1062 


0.2605 


0.1922 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

मनीराम , देसराज , रामलाल पुत्र हरभज 
बराबर 6 शेयर । टोटेराम पुत्र हर्षलू 2 
शेयर करते हैं । शाम सुंदर , सुभाष चंद्र , 
ओमकारनाथ , राजेंद्र कुमार , बेटे 32 
शेयर के बराबर हैं । रानो देवी , बायसो 

| देवी बेटी रसीला ने बराबर 2 शेयर रखे । 
पंकज शर्मा , राहुल शर्मा पुत्र श्रिया शर्मा 
पुत्री पुष्पा देवी 2 शेयरों में से 1 के 
बराबर हैं । ब्राह्मण निवासी कटली | 
कृषक : - स्व - खेती । 
( 655 ) 


0.128979 


मालिक : - आग्या राम पुत्र भगतराम , 
अमरनाथ , मुंशीराम पुत्र जोधी बराबर 
का हिस्सा | ब्राह्मण निवासी कटली । 
काश्तकारः- दीवानचंद पुत्र मुंशी 
शेयरधारक विक्रेता । ज्योति संब्याल पुत्र 
हरदेव सिंह बराबर के शेयर शेयरधारक 
हैं । 
( 667 ) 


मालिक : - अनंतराम पुत्र , देवी , ज्ञानो , 
दुर्गो , पारसिनो पुत्रियां संतू बराबर 1 / 2 
हिस्सा | रामपाल पुत्र , बिश्नो , बीरो 
बेटियां | ब्राह्मण बराबर 1/2 शेयर 
निवासी कटली । किसान : - रामपाल 
शेयरधारक । 

( 669 ) 


मालिक : - हरनाम सिंह व अन्य । 
काश्तकार : - हरनाम सिंह के शेयरधारक । 
धानु पुत्र बांका शेयरधारक । काका पुत्र 
हरि सिंह शेयरधारक । अंग्रेज सिंह पुत्र 
तरलोक सिंह शेयरधारक । कृष्ण सिंह पुत्र 
तरलोक सिंह शेयरधारक । मकबूजा सेना । 
( 702 ) 


मालिक : - लजरम और अन्य । काश्तकार : 
जनक सिंह , रतन सिंह , अशोक सिंह व 
अन्य मालिक शेयरधारक । मकबूजा सेना । 
( 703 ) 


मालिक : - स्वर्ण सिंह , शिव चरण सिंह , 
चरण देव सिंह पुत्र सौदागर सिंह बराबर 
का हिस्सा | राजपूत , संब्याल निवासी 
मंडी पासवलियां | कृषक : - मकबूजा सेना । 
( 753 ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


28 


29 


759 


31 


761 


30 762 


764 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


गैर कृषि 


कृषि 


कृषि 


कुल 


10.1189 


0.0784 


0.0809 


0.6019 


4.264979 


| मालिक : - उमर खान और अन्य । मार्ट 
गज़र ( रहिनन ) । चमन लाल , शेषपाल , 
कमल किशोर पुत्र देस राज बराबर 1 
शेयर | शिवराम , उत्तमचंद पुत्र राम दित्ता 
बराबर 1 शेयर | केदारनाथ , पुरुषोत्तम 
कुमार , रमेश कुमार पुत्र राम धन बराबर 
की हिस्सेदारी रखते हैं । परमानंद , 
कृष्णचंद पुत्र बीरू 2 शेयर के बराबर हैं । 
| तरखान निवासी कटली ( मार्ट गीजी ) 


| काश्तकार : - चमन लाल पुत्र पीरू और 

| जबरू पुत्र बंगा चमैर निवासी मंडी 
गुरदलियां | मकबूजा सेना । 
( 759 ) 


7 


मालिक : - स्वर्ण सिंह , शिव चरण सिंह , 
चरण देव सिंह पुत्र सौदागर सिंह बराबर 
का हिस्सा | राजपूत , संब्याल निवासी 
मंडी पासवलियां । कृषक : - मकबूजा सेना । 
( 761 ) 


मालिक : -लाजा और अन्य । कृषक : 
हरिचंद पुत्र पुरी शेयरधारक । मकबूजा 
सेना । 
( 762 ) 


मालिक : - हरनाम सिंह व अन्य । 

| काश्तकार : - चतरू पुत्र सोनू 1/2 शेयर | 
अंबो , आंचल बेटे रामसिंह 1/2 शेयर 
करते हैं । मकबूजा सेना । 

( 764 ) 


[ फा . सं . NHAI / PIU / Jammu / DAKP / 001 / 3D ] 
राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 30th September , 2022 

S.O. 4635 ( E ) . – Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , S.O. 3016 ( E ) dated 01.07.2022 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub- section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and 
operation of NH - NE5 on the stretch of land from Km 475.7 to Km 500.6 ( Samba ) in the district of SAMBA in 
the Union Territory of JAMMU & KASHMIR . 


8 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Daily Excelsior " and " Amar Ujala ” 
both dated 06.07.2022 , under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


SCHEDULE 

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in Newly Proposed NE5 in the 
stretch of Delhi - Ludhiana - Amritsar - Katra Expressway from Km 475.7 to Km 500.6 in the District of SAMBA 
in the U.T of JAMMU & KASHMIR . 


State : JAMMU & KASHMIR 

SI . 

No. 


1 


2 


3 


4 


1 


2 


3 


1 


Survey 
Number 


Taluk : Ghagwal 

Village : Nonath 


1301 


1303 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


1304 


1305 


Taluk : Samba 

Village : Katli 


1348 


2 


376 


377 


Type of Land 


Private 


Private 


Private 


Private 


3 


Government 


Government 


Private 


District : SAMBA 

Nature of 
Land 


4 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Non 
Agriculture 


Common 


Agriculture 


Area in 
Hectare 


0.043 


0.0708 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


0.2403 


0.0759 


0.1947 


0.0809 


0.0885 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 
6 


Gandhi Ram and others Makbooja 
Khud 15 Marla and Makbooja Vendor 
Bhushan S / o Bishambar Dass Vendee 
02 Marla 1301 


Gandhi Ram and others Makbooja 
Khud 10 Marla and Makbooja Vendor 
Bhushan S / o Bishambar Dass Vendee 
18 Marla 1303 


Gandhi Ram and others Makbooja 
Malkan 1304 


Gandhi Ram and others Makbooja 
Malkan 1305 


Owners : - Stateland Cultivators : 
Stateland 1348 


Owners : - Stateland Cultivators : 
Mansaram , Thoduram Ilias , 

Dhoonichandequal 1/2 share . Gyan S / o 
Faqeer 1/2 share . ( Gairmaroosi ) 376 


Owners : - Stateland Cultivators : 
Mansaram , Dhoonichand sons Guldev 
equal share Gairmaroosi . 377 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


4 


S 


6 


7 


8 


9 


10 


378 


12 


379 


384 


391 


392 


393 


431 


11 432 


510 


13 51 


14 564 


15 593 


Private 


Private 


Private 


Private 


Government Agriculture 


Government 


Private 


Government 


Private 


Government 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Private 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Non 
Agriculture 


Agriculture 

Agriculture 


0.0792 


0.0392 


0.1012 


0.2276 


0.091 


0.0936 


0.1189 


0.2074 


0.1467 


0.043 


0.0569 


0.0481 


Owners : - Harnam singh and others 
Cultivators : - Rattanchand , Kuldeepraj , 
Joginderpal , Ashok kumar , Ashwani 
kumar sons Dhoonichand , Rampal , 
Ajeet kumar sons Sudesh kumari , 
Neelam kumari daughter Mansaram 
equal share . Rameshlal , Harbanslal , 
Manoharlal , Lekhraj , Gyanchand equal 
share . Brahman R / o Jatwal . 378 


Owners : - Sarajdin and others . 
Cultivators : - Kalu S / o Noor 1 share . 
Dhalla , Sunder , Madaan sons Billo 
equal 3 share . Gujjar R / o Deh Maroosi 
Gimen 4 Mahajreen through Custodian 
department . Kast Gyan S / o Faqeer 1/2 
share . Dhoonichand 1/4 share . 
Mansaram 1/4 share sons Gurdev . 
Brahman R / o Jatwal . 379 


Owners : - Stateland Cultivators : - Raj 
kumar 8 kanal 5 marla north . Subash 
kumar 8 kanal 5 marla center . Ashok 
kumar 8 kanal 5 marla sons Prabhu 
Gairmaroosi R / o Jatwal . 384 


9 


Dhayal S / o Jhagtu Brahman R / o Deh 
Cultivator- Self . Babu , Prakash sons of 
Dhayal Brahman R / o Jhatwal Equal 
Share 391 


Kartar Chand , Bua Dutta sons of Kallo 
R / o Jhatwal . Caste- Brahman 
Cultivator- Self 392 


State Land Cultivator- Bishambar Das 
S / o Ganja Brahman R / o Jhatwal . Gair 
Maroosi Nagdi Hasav Parta Deh 393 
Owners : - Isher S / o Sundar Chamair 
R / O Katli . Cultivators : - Self 
Cultivation . 431 


Owners : - Stateland Cultivators : - Teju 
S / o Jagtu Masha ( Gairmaroosi ) 432 


Owners : - Harnam singh and others 19 
marla . Amarnath S / o Fattu 1/2 share . 
Girdharilal , Sardarilal sons Kaka equal 
1/2 share . Cultivators : -Amarnath S / o 
Fattu 1/2 share . Girdharilal , Kaushaln 
kumar , Ashok kumar , Suresh kumar , 
Salinder kumar sons Veena devi 
Daughter Kamla devi Widow of 
Sardarilal eual share . Maqbooja 
Uttamchand Omprakash sons 
Mansaram equal share vendee . 510 


Owners : - Stateland Cultivators : 
Maqbooja Somnath S / o Guldev R / o 
Katli . Gairmumkin House . 

518 


Owners : - Laja and others . Cultivators : 
Amarnath shareholder . 564 

Owners : - Smt . Dharmo . Cultivators : 


10 


16 596 


17 


18 599 


19 


597 


21 


20 617 


22 


616 


654 


655 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Agriculture 


Non 
Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


0.0329 


0.0481 


0.1821 


0.0835 


0.1315 


0.0658 


0.0708 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Self Cultivation through Ganeshdass 
Attorney holder . 593 


Owners : - Mansiram , Ramlal sons 
Harbhaj equal 2 share.Kuldeepraj , 
Rameshlal , Rattanchand sons deshraj 
equal 1 share . Cultivators : - self 
cultivation . 596 


Owners : - Shivram , Aasaram , 

Vishwanath , Hansraj , Baburam sons 
Gurmukh equal 1/2 share . Sansaro devi 
and other daughters of Vidyadhar equal 
1/2 share . Cultivators : - Maqbooja 
omkar Padha S / o Aasaram Padha 
shareholder . 597 


Owners : - Kanna Sardar sons Sharu 
equal share 1 Kanal 5 marla . Kaka S / o 
Hari singh 1 kanal 16 marla . Ambo , 
Anchal sons Ram singh equal 15 share . 
Harichand S / o Puri , Ravela Kashmiri 
sons Mohataba equal 7 Kanal . Katal 
Majortia , Charandas S / o Deshraj 2 
Kanal 2 marla . Biharalal , Harbhaj , 
Yashpal sons , parkash daughter 
Kashmirdas equal 1 share . Thoduram 
son Smt . Maya devi daughter and 
Dhani devi widow of Shiriniwas equal 
1 share . Parmanand S / o Tarlochan 1 
share . Deshraj S / o Dhani ram 1 share . 
Premnath S / o Bhagtu 3 kanal 10 marla . 
Aagyaram , mastram , Faqueerchand 
sons Beliram equal 49 kanal 17 marla . 
Maniram S / o Yodh 2 kanal 16 marla . 
Brahman R / o Katli . Cultivators : 
Harichand Ravela Kashmiri 
Shareholder . Aagyaram , Mastram , 
Faqeerchand equal 1/2 share . Shivram 
son Gurmukh 1/4 share . Lakshmi S / o 
Sonu 1/4 share . Biharilal and others , 
thoduram and others , Permanand , 
Desraj shareholder . Thoduram self 
cultivation shareholder . AAgyaram 
Faqeer chand equal 2 share . Girdharilal 
S / o Faqeerchand 1 share . 599 


Owners : - Vishwanath , Mohanlal sons 
Gurbhakth equal 4/3 share . Gensi S / o 
Khoju equal 1/4 share . Cultivators : -self 
cultivation 616 


Owners : - Parasram , Tulsiram , 
Beshamdas , Krishandas sons Nandu . 
Cultivators : -self cultivation . 617 


Owners : - Ramakrishan , Tularam , 
Sitaram , Uttamchand , Omprakash sons 
Massu . Brahman R / o Katli . 
Cultivators : -Self cultivation . 654 


Owners : -Massu S / o Bhagu 6 share . 
Maniram , Desraj , Ramlal sons Harbhaj 
equal 6 share . Toteram S / o Harshalu 2 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


23 667 


24 669 


25 702 


26 703 


27 753 


28 759 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Agriculture 


Agriculture 


Non 


Agriculture 


Agriculture 


Non 


Agriculture 


Agriculture 


0.0354 


0.1062 


0.2605 


0.1922 


0.128979 


0.1189 


11 


share . Sham Sunder , Subash chander , 
Omkarnath , Rajinder kumar , sons equal 
32 share . Rano devi , Biaso devi 
daughter Raseela equal 2 share . Pankaj 
sharma , Rahul sharma sons Shriya 
sharma daughter Puspa devi equal 1 
share out of 2 share . Brahman R / o 
Katli . Cultivators : -Self cultivation . 655 


Owners : - Aagya ram S / o Bhagatram , 
Amarnath , Munshiram sons Jodhi equal 
share . Brahman R / o Katli . Cultivators : 
Dewanchand S / o Munshi shareholder 
vendor . Jyoti Sambyal W / o Hardev 
singh equal share shareholder . 667 


Owners : - Anantram son , Devi , Gyano , 
Durgo , Parsino daughters Santu equal 
1/2 share . Rampal son , Bishno0 , Beero 
daughters . Brahman equal 1/2 share 
R / o Katli . Cultivators : - Rampal 
shareholder . 669 


Owners : - Harnam Singh and others . 
Cultivators : - Harnam singh 
shareholder . Dhanu S / o Banka 
shareholder . Kaka S / o Hari singh 
| shareholder . Angrez singh S / o Tarlok 
singh shareholder . Krishan singfh S / o 
Tarlok singh shareholder . Maqbooja 
military . 702 


Owners : - Lajaram and others . 
Cultivators : - Janak singh , Rattan singh , 
ashok singh and others owners 
shareholders . Maqbooja military . 703 


Owners : - Swarn singh , Shiv Charan 
singh , Charan dev singh sons Saudagar 
singh equal share . Rajput , Sambyal R / o 
Mandi Paswalliyan . Cultivators : 
Maqbooja Military . 753 


Owners : - Umar Khan and others . Mart 
Gazer ( Rahinan ) . Chaman lal , 
Sheshpal , Kamal kishore sons Des raj 
equal 1 share . Shivram , Uttamchand 
sons Ram ditta equal 1 share . 
Kedarnath , Parshotam kumar , Ramesh 
kumar sons Ram dhan equal share . 
Permanand , Krishan chand sons Beeru 
equal 2 share . Tarkhan R / o Katli ( Mart 
Gezi ) Cultivators : - Chaman lal S / o 


12 


29 761 


30 762 


31 


764 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private 


Private 


Private 


Non 
Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


TOTAL 


0.0784 


0.0809 


0.6019 


4.264979 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Peeru and Jabru S / o Banga Chamair 
R / o Mandi Gurdalliyan . Maqbooja 
Military . 759 


Owners : - Swarn singh , Shiv Charan 
singh , Charan dev singh sons Saudagar 
singh equal share . Rajput , Sambyal R / o 
Mandi Paswalliyan . Cultivators : 
Maqbooja Military . 

761 


Owners : -Laja and others . Cultivators : 
Harichand S / o Puri shareholder . 
Maqbooja Military . 

762 


Owners : - Harnam Singh and others . 
Cultivators : - Chatru S / o Sonu 1/2 
share . Ambo , Anchal sons Ram singh 
1/2 share . Maqbooja military . 

764 


[ F. No. NHAI / PIU / Jammu / DAKP / 001 / 3D ] 

RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

Date : 2022.10.06 17:02:10 + 05'30 ' 


